निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 233) 


12 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 3 मार्च 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


कार्यालय आदेश 

21 फरवरी 2014 
सं0 15 / बि0स0से0 - 01 - 06 / 2013 सा0प्र0 - 74 — प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन 

क्षिाफल के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित 
सफल अभ्यर्थियों को बिहार सचिवालय सेवा नियमावली , 2007 के नियम - 14 के अन्तर्गत सहायक के पद पर पे बैंड 
रू0 9300 - 34800 / - ग्रेड - पे 4600 / - में समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य 
देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान सहायक के रूप में पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है : 


मेधा 


क्रम 
सं0 


अभ्यर्थी 
का नाम 


पिता का 
नाम 


स्थायी पता 


रौल नं0 


क्रमांक 


आरक्षण 
कोटि 


जन्म तिथि 


अभ्युक्ति 


पिछड़ा 


श्री श्याम 
सुंदर सिंह 


ग्राम - कपया , 
पो0 - तरहीमखदुमपुर , 
जिला - गया , बिहार 
पिन - 824235 


12030096 


अमलेश 
कुमार 


758 


01- 12- 1982 


वर्ग 


श्री धीरज 
कुमार 


11330399 


761 


761 


पि0व0 


07.01.1983 


मो० - रसलपुर खुर्द 

( कृष्णापुरी), 
| श्री दुखहरन 

पो० - डी0एम0सी0 , 
यादव 

जिला - दरभंगा, 
बिहार पिन - 846003 
ग्राम - साई डीह, 

पोस्ट - प्यारेपुर, 
श्री अनूप जिला - नालन्दा 
नारायण सिंह | (बिहार ), 

भाया - पावापुरी , 
पिन - 803115 


श्री दीपक 


11530199 


878 


पि०व० 


04 .02.1983 


कुमार 


बिहार गजट ( असाधारण), 3 मार्च 2014 


क्रम 


अभ्यर्थी 
का नाम 


पिता का 
नाम 


मेधा 


रौल नं0 


स्थायी पता 


जन्म तिथि 


आरक्षण 
कोटि 


सं0 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


___ 7 


श्री विनय 
कुमार 


4. 


| श्री रामजीत 

सिंह 


ग्राम - नवनेर 
पोस्ट - डिहरा, 
थाना - ओवरा, 
जिला - औरंगाबाद , 
बिहार, 
पिन - 824130 


11030136 


6053 


पि०व० 


31.12.1980 


सिंह 


सदानन्द 


श्री उचित 
प्रसाद मंडल 


11830521 


2045 


अपि०व० 


02. 10. 1981 


कुमार 


अरविन्द 


श्री रामबलि 

बैठा 


14530294 


4927 


अनु० 
जाति 


15. 10. 1986 


कुमार 


सुश्री / 
श्रीमती 
सविता 
कुमारी 


श्री राम 
सुन्दर प्रसाद 


12330410 


4920 


अपि०व० 


25.01.1986 


ग्राम - घीया, 
पो0 - प्रशस्तडीह, 
थाना - घोडाडीह, 
भाया - घोघा, 
जिला - भागलपुर, 
बिहार - 813205 
थाना रोड, रामनगर, 
जिला - पुर्वी 
चमापरण, 
पिन - 845106 
द्वारा - राम सुन्दर 
प्रसाद, ग्राम + पो0 
सरैया , 
जिला– भोजपुर, 
बिहार, 
पिन - 8023213 
ग्राम - नया टोला 
दोस्तपुर, पो0 
करनौल, जिला 
मुजफ्फरपुर, बिहार , 
पिन - 843125 
ग्राम एवं पो0 
बाँसधाट , भाया 
मोतीपुर , जिला 
मुजफ्फरपुर , 
बिहार - 843111 
ग्राम व पो0 - थुम्मा , 
थाना - रून्नीसैदपुर, 
जिला - सीतामढ़ी, 
बिहार, पिन 
843328 


8. 


श्री बीरेन्द्र 
प्रसाद साह 


14130457 


262 


अपि०व० 


आशुतोष 
आनंद 


31. 07.1988 


9. 


श्री पप्पु 
कुमार 


श्री गणेश 
साह 


12130133 


1093 


अपि०व० 


12.02. 1988 


10. 


अनु० 


श्री गजेन्द्र 
कुमार 


श्री प्रदीप 
बैठा 


10230188 


4939 


08.02. 1988 


जाति 


अनु० 


11. 


श्री राजेश | श्री प्रहलादी 
प्रसाद 

महतो 


10630293 


8190 


15.01.1984 


जनजाति 


ग्राम - चम्पापुर , 
पो0 - चम्पापुर 
गनौली , थाना 
बाल्मिकीनगर, 
जिला - पश्चिम 
चम्पारण, बिहार , 
पिन - 845107 
मो0 - डेनी पगड़ा, 
पो0 - पगड़ा, 
थाना 
दलसिंहसराय , 
जिला- समस्तीपुर , 
बिहार, पिन 
848114 


श्री कुशेश्वर 


12. 


। 


10530033 


602 


पि०व० 


23. 01. 1982 


चन्द्रमणि 
कुमार 


राय 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 मार्च 2014 


क्रम 


पिता का 


अभ्यर्थी 
का नाम 


स्थायी पता 


मेधा आरक्षण 
क्रमांक । कोटि 


रौल नं0 


जन्म तिथि । अभ्युक्ति 


सं0 


13. 


11930413 


6268 


अनु० 
जाति 


30 .05. 1980 


द्वारा - श्री विनय 
कुमार चौधरी, मो0 

न्यू बंगाली टोला, 
श्रीमती 

स्व0 दुर्गा पो0 - पोस्टल पार्क , 
प्रतिभा 

चौधरी इंदिरा नगर, रोड 
कुमारी 

नं0 - 1, पटना, 
बिहार , 

पिन - 800001 
श्री संजीत | श्री सुरेश || ग्राम - कनना, 
कुमार प्रसाद सिन्हा | पो0 - कौड़ीहार , 
सिन्हा 

थाना - रक्सौल, 
जिला - पूर्वी 
चंपारण, बिहार, 
पिन - 845305 


12130352 


535 


पि०व० 


25.04.1988 


14 . 


2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य 
पिछड़े वर्गो के लिए ) अधिनियम - 1991 (बिहार अधिनियम - 3, 1992 ) की धारा - 4(3 ) के आलोक में सफल अभ्यार्थियों के 
बीच सेवा / पद आवंटन संबंधी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अंतिम अनुशंसा के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित 
होगी । 

इस आशय का वचनबंध ( Under-taking) लिखित रूप में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने 
के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । 

3. योगदान के समय अभ्यार्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत 
स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

4. योगदान के समय अभ्यार्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

5 . भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा 
कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी । 

6. बिहार पेंशन ( संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0 - 1964 दिनांक 31 .08. 
2005 एवं 768 दिनांक 03.07. 2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

क स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित 
परीक्षाफल के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर विभिन्न वादों में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से 
उक्त नियुक्ति प्रभावित होगी । 

8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई यात्रा 
भत्ता देय नहीं होगा । 

9. जिन अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन अप्राप्त है, उनके संबंध में प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने 
पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी । 

___ 10. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है । अभिप्रमाणित 
फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

कुन्दन किशोर श्रीवास्तव , 
सरकार के अवर सचिव ।। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 233 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


